वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है 


पं. शिवशंकर शर्मा 


प्रकाशक 
आर्यसमाज 
काशी 


वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। 


लेखक-«-- 
शिदेव निणय, चतुदेशशुवन, वैदिक विज्ञान 
श्रीकृष्ण सीमांसा आदि पुस्तकों के रचयिता 
ऋषण्वेद साध्यकार पं० शिवशंकर शसमो 
( काव्यतीर्थ ) 


प्रकाशक-« 


एे 
यलदेव आय 
शझायसभमाज काशो 


सृक्ष्य »)॥ 


अकाशक का वक्तव्य ॥ 


आय जगत में पं० शिवशंकर शर्मा जो कास्यतोर्थ को कौन 
नहों ज्ञानता । इनकी विद्धत्ता कितनी प्रगाढ़ थी। इनका श्रध्ययन 
कितना प्रगाढ़ था और आय सिद्धान्तों में कैसी एकान्‍त निष्ठा 
थी यह उनके घनाये त्रिदेव नि्णंय, वेदिक विशान, चतुदंश- 
भुवन आदि प्रन्थों से स्प्टरूपेण मालूम हो रहा है। स्वामी 
दूयानन्द सरस्वतोजञ्ञी ऋग्वेद के ज़िनमएण्डलो का भाष्य अपने 
जीवन काल में समाप्त नहीं कर सके उन मण्डलों का भाष्य 
स्वामी जी को शेली पर इन्होंने बड़ी योग्यता से सम्पादन 
किया है। ये सब ग्रन्थ छप चुके हैं। 

शर्मा ज्ञी के बहुत से अन्थ ग्रभा तक अ्रप्रकाशित रूप से 
पड़े हैं । यह प्रस्तुत पुस्तिका उन्हीं में से एक है। में न तो 
पुस्तक प्रकाशक ही हूं न पुस्तक विक्रेता और न इस काम 
को करने का विचार है| मेरो हादिक इच्छा हैं. कि ऐसे ऐसे 
ग्रन्थ रत्न जो अरब तक श्रप्रकाशित पड़े हैं उन्हें श्रयंसंसार के 
सामने रक्खू' । यदि आपने इस पुस्तक का प्रचार कर मेरी 
सहायता की ता में उनकी दूसरी पुस्तक आप लोगों के कर 
कमलों में रखने में समर्थ होऊंगा॥ 


बिक चर 


मम कप ह मर 
उपयुक्त “ब्रैतवादनिणय” ग्रन्थ के सम्बन्ध में यदि कोई आये 

अथवा प्रकाशरू महानुभाव शीघ्र छापना चाहें तो निम्न पते पर 

व्यवद्ार करें ॥ छापे की अछुद्धियाँ पाठक स्वय सुधार लेवे ॥ 


॥ 
बत्नदेव आय 
ग्रायंसमाज काशी | 


प्राक कथन । 


जून १६३३ में में आयंसप्राज़ के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय 
श्रीमान परिडत .शिवशदुर ज्ञी काव्यतोर्थ के धर कम- 
तोल जि० द्रभंगा उनका हस्तलेख तथा ग्वोज़ की सामग्री के 
अवलोकनाथ गया था| उनके भूता श्री० पं० श्यामहित जी 
ने उनको सब सामम्रो बडे प्रम ओर उदारता से मेरे सामने 
रख दो | वे वेदभाष्यः की सब सामग्री श्रजमेर पूर्व ही भेज 
चुके थे। बड़े दुः्खले कहना पड़ता, यह सामग्रो इस समय, 
आयसपाज कलकत्ता के पास याँही पड़ी है । यदि उक्त 
समाज उसका प्रकाशन किसी योग्य विद्वान के संरक्षण मे 
करा दे ता वेद विपय में विचार करने व।ले सज्नां को 
बहुत कुछ लाभ होगा | 

परिडत जो के श्राताज़ी ने श्री० माता यशोदा देवी 
( धमंपत्नी श्री पं० शिवशंकर काव्यतोर्थ ) की श्रजुमति से 
“ईश्वरीय ज्ञान वेद है” इस विषय का एक लघु निबन्ध मुफे 
दिया। 

श्री पं० बलदेव जी कोषाध्यक्ष आयंसमाज काशो ने जो 
बहुत ही स॑च्चे कायकर्ता हैँ इस पुस्तक को प्रकाशित कराया 
है। प्रकाशित पुस्तकों का चतुर्थाश सहायता के विचार से 
पं० के घर कमतौल भेज्ञ दिया ज्ञायगा | 


( ४) 


आशा है आरय॑ सज्जन महानुभाव इन पुस्तक को सब 
साधारण मे विशेषतया विद्याथियां में बाँठ कर वेदिक धर्म के 
प्रचार में सहायता दंगे । 

उक्त पं० जी ने बहुत सरल शब्दों में वेद ही देश्वरीय शान 
हो सकता है इस विषय को बहुत ही श्रच्छी तरह सिद्ध 
किया है । 

इसके अतिरिक्त ऋतवाद निणुय नामक एक अमृल्य 
प्रन्थ है जो फुल्सकेप साइज़ के ८०० पृष्ठ पर उक्त पंडित जी 
ने लिखा है | यह भनन्‍थ इस समय आय प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के पास पड़ा है । यह भ्रन्थ अद्धंशताब्दो पर छुपाया 
जा रहा था पर बहुत बिलम्ब में मिलने का निश्चय होने 
के कारण नहीं छुप सका । 

आयमहालुभाव प्रतीक्षा करें। यथा सम्भव शीघ्र ही यह 
प्रन्थ भी आय जनता फ्रे समक्ष आ ज्ञायगा । 

जो सज्लन इस विषय में विशेष जानना चाहे वे पे० 
बलदेवजी, आ्रायंसमाज़ काशी से पत्र व्यवहार करें। 


वेदिक जिज्ञास 
राम छाल कपूर टस्ट सोसाइटी 
अनोरकल्षी-लाहोर, 


ओरम 
९ [# रे कप 
इंश्वरीय पुस्तक कोन है ? 


०» इंश्वरोय भ्रन्थ कोन है इस पर विवेचना के पहिले 
आपसे संक्षिप्त निवेदन यह है कि में वेद, जेन्दावस्था, बाय- 
बल, त्रिपिटक, कुरान तथा पुराण इत्यादि धार्मिक ग्रन्थों को 
समान दृष्टि से देखता हूं। जैसे में ऋषियों को निज पूज्य 
पृ्वंज समभता हूं बेस ही जारोणएएर, आदम, मूसा, खुले 
मान, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद भ्रादि को भी | संस्क्रत, पहलवी, 
हिब्र, , श्रीक, श्ररविक, आदि पृथिवी पर की भाषाओं को 
में तुल्य समझता हूँ। पृथिवी पर के मनुष्य मात्र को भाई 
मानता हूँ । और पबंतक्ृत अथवा समुदकृतादि अन्‍्यान्य 
सीमा के कारण भेद नहीं स्वीकार करता | में इसको पूर्ण 
तरह से अनुभव करता हूं कि सब ही मनुष्य जातियां और 
प्राणी ईश्वर के पुत्र हैं और सबही ईश्वरीय विभूतियों के 
तुल्यधिकारी हैं । जो कुछ परस्पर विरोध या भेद्‌ होगया हे 
वह अज्ञान कृत है। संभव है कि विद्या प्रचार से इस शअ्रविद्या 
का कभो विनाश होजायगा | हां, इतनी बात अवश्य है कि 


( २ ) 


इन्हीं ग्रन्थों के उपदेशानुसार में सत्य का जिज्ञासु हूं। इस- 
लिये मेरे भाव या लेख में प्रमादृवश यदि किसी प्रकार की 
श्रुटि आगई हो तो श्रवश्य आप क्षमा करेंगे। 


इेश्वरीय भ्रन्थ कौन ? 


मेरे विचार में वक्ष्यमाण लक्षणयुक्त प्रत्थ ईश्वरीय कह- 
खाने योग्य हो सकता है। लक्षण ये हैं*-- 
१--वह प्रन्थ मानव-्सष्टि के साथ ही दिया गया हो । 
२--जिस समय पृथिवो पर कोई विभिन्‍न साषाएं उत्पन्न न 
हुई हो । 
३--जिसमे ईश्वरक गुण, स्वभाव, सत्यता, न्याय परायणता- 
तथा दयालुता आदि का परस्पर विरोध रहित 
विवरण हा । 
४--जिसम ईष्यां, द्वष, पक्षपात आदि का लेश भी न हो | 
४--जिसमें मनुधभ्य की स्थिति अर्थात्‌ आकृति आयु, 
जन्म, कम ओर मुक्ति प्रभ्नति का वर्णन हो । 
६--जिसमे सृष्टि के अनादित्व, अनन्तत्व ओर वास्तविक 
स्वरूप का उढलेख हो । 
3--जिसमें जीव के पूर्व भाव, अविनश्वरता तथा कर्मा- 
जुसार निम्रहानुग्रह आदि का अनुशासन हो । 
८य--जिसमे मिथ्या माहात्म्य न हा । 
४--- जो ग्रन्थ लोकिक विशज्ञान से विरुद्ध न हो । 


( दे ) 


१०--जिसम ईश्वरीय कार्यों के ही उपलक्ष में उत्सव, 
पय॑ ग्रादि का विधान हो ॥| 

उपय्यु क्त लक्षणों की साथंकता और तदथक्त प्रन्थ की 
समालोचना होने से विद्वाना को प्रतीत होंगा कि वास्तविक 
ईएचर प्ररित अन्य कोन है ? 


मानव सष्टि के साथ 


१“वह ग्रन्थ मानव सृष्टि के साथ ही दिया 
गया हो। 


यह प्रथम लक्षण है। कई एक भाई इस लक्षण 
की आवश्यकता न समभते हाँ तो उनसे में पूछता हूं 
कि उतने दिन वे मलुष्य सन्तान कतंव्याकतंब्य के 
बोध से बिमुख रह पाप-पुएणय के भागी होते थे या 
नहीं । यदि कहे कि नही, तो वे मनुष्य कदापि नही 
कहला सकते । क्योंकि उनमें विवाह, खाद्याखाय 
ओर दणडादरड आदि का कुछ भी विचार न होता 
होगा । तथा आय शिक्षा के बिना उनमें मानव भाषा 
भी न आई होगी अतः वे पशु ही माने जा सकते हैं । 
' इसलिये ईश्वरीय श्रन्थ का मलुष्यसद्टि के साथ २ 
आविर्भाव मानना उचित है ॥ 
बायबल, कुरान भी कहते हैं कि आदम ओर होव्या को 


उत्पन्न कर ओर अदन में रख कतंव्याकतंब्य का परमात्मा 


( ४ ) 


ने उपदेश दिया था। उसका एक उदाहरण यह हे कि एक 
विशेष वृक्ष के फलों को खाने से ये दोनों रोके गए थे। 


तथापि इतिहास से मालम है कि ४००० चार सहस्त्र व्ष के 
अभ्यन्तर मे बायबल बन कर समाप्त हुआ है ओर कुरान का 


आविर्भाव भी १३०० तेरह सो अ्थवत्रा तेरह सो से कुछ अधिक 
काल से हे । इसी प्रकार जेन्दावस्था आदि का भी वर्णन 
है । आद्य सृष्टिकी यदि कोई पुस्तक कही जा सकती हें 
तो चह केवल चेद हो है। वतंमान कालिक चिद्दान भी वेद 
को ही सब से प्राचीनतम ग्रंथ निश्चित करते हैं। अतः 
इस लक्षण से वेद ही ईश्वर प्रेरित प्रन्थ कहा जा सकता है।' 


भाषा का सम्बन्ध 


२-जिस समय प्रथिवी पर कोइ विभिन्‍न भाषाएँ 
उत्पन्न न छुड हों । 

यह द्वितीय लक्षण है। सब धर्म ग्रन्थों फे अनुसार यह 

सिद्ध है कि आदि सष्टि में बड़े प्रम से ईश्वर ने मानव जाति 

को प्रकट किया । ओर इसमे इतनो उन्‍नति के कारणों मे से 

एक कारण विस्प्ट भाषा है। अब प्रश्न होता है कि क्‍या 

ईश्वरीय शिक्षा के बिना ही इस जाति में ब्यक्त भाषा आई 


है या शिक्षा के कारण ! एस प्रश्न के उत्तर में धममं गुन्थों की 
सम्पति यही प्रतीत होती है कि मानवजाति को प्रकट 


( ४ ) 


करके ईश्वर ने डसे शिक्षा दी हे ओर विधि निषेधों के बहुत 
से उपदेश भी दिए हैं।॥ 

अब जिज्ञासा करनी चाहिए कि वे उपदेशमय गनन्‍्थ लुप्त 
होगये या कहों सुरक्षित हैं। बायबल आदि वे गन्थ नहीं हो 
सकते क्योंकि इतिहास से मालम है कि इन बायबल आदि- 
को के आधिभांव के काल में विविध भाषाएं और सम्धपदाय 
जगत्‌ में राज्य कर रहे थे। तब वे केसे ईश्वर प्ररित कह- 
लाने योग्य हो सकते । श्रव वेद की ओर यदि देखते हैं तो 
परीक्षा और समालोचन/ से प्रतीत होता है कि वेद के समय 
न तो कोई भाषा ही या धरम ही पृथिवी पर विद्यमान थे। 
अतः वेद ही ईश्वरीय गन्थ कहलाने योग्य है ॥ ह 


ओर भी जब मानव ज्ञाति निजञ्ञ उद्योग से व्यक्त भाषा 
बोलने वाली होंगई हो ओर स्वाजुमव से यतकिशित्‌ धम 


की और अन्‍्यान्य कतंव्याकयंव्य की व्यवस्था भी करली हो 
तो उस अवस्था में विधिनिषेधमय गन्थ देने से भी ईश्वर 
अधिक लाभ मनुष्य वर्ग में नहीं पहुंचा सकता। वे मनुष्य 
उस विता से कह सकते हैं कि इदने वर्ष उस विपत्ति में 
हमको त्याग अ्रव आप हमारे अभ्पुदय के समय में साहाय्य 
देने को आए हैं अत: श्रापकों हम केसे माने ओर पूर्व 
व्यवस्था को केस छोड़ ॥ 

अ।र भी उस समय जितनी भाषाएं पृथिवी पर विद्यमान 
होंगी उतनी भाषाओं में ईश्वरकों उपदेश करना उचित होगा 


( ६ ) 


अ्रन्यथा वह पक्ष पाती समझा जायगा। श्रतः इस लक्षण से 
भो चेद ही इंश्वरोय है यह सिद्ध होता है ॥ 
इेश्वर के गुण स्वभाव 

३-जिसमें हेश्वर के गुण. स्वभाव, सत्यता, न्याय- 

परायणता तथा दयालुता आदि का परस्पर 

विरोध रहित विवरण हो । 

इस लक्षण का भी सर्वत्र अभाव है। इस पर विचार 
करते हुए मुझे अतिशय शोक होता है कि वास्तवःमे लोगों ने 
धर्म के नाम पर केसी २ अविद्याओं ओर अन्यायों का अटूद 
ज्ञाल फैलाया है। ईश्वर के पवित्र गुणों का वर्णन कहां है? 
सब सम्प्रदायो कहते हैं कि ईश्वर सूर्तिमान्‌ मन्नुष्याकार हे । 
इसफे निकट दुत, घाहन, धन, भोगापकर ण, स्त्री, पुत्र सभा 
इत्यादिक हैं । वह किन्हीं धर्मियों का पक्ष लेकर किन्हीं का 
अपराध के विना ही मार देता है। किसी पर निष्कारण 
अनुग्रह कर उसके समीप दूत द्वारा निज् संदेश भेजता है 
आर उसको धरम के लिये युद्ध की भी श्राज्ञा देता हे। किनहों 
विशेष ज्ञातियों पर ही उसकी कृपा हीती दै। वह एक स्थल 
में गैठकर न्याय करता है । वह सोता, जागता, भोग विलास 
करता इत्यादि। जब काई सिद्ध पुदष चाहता तब उसका 
दर्शन ओर उससे कवव्याकतंष्य की शिक्षाएं भी ले आता हैं । 
उसको प्रसन्‍न रखने का यह सरल उपाय है कि उसको 


( ७), 
अच्छी २ चोज भोग के लिये ओर पहनने के लिये देवे 
इत्यादि । श्रथांस्‌ अपने २ स्वभाव के तुदय ही परमात्मा को 
भी गढते हैं। जैसा ईश्घर है घेसा कहीं भी विवरण नहीं । 
प्रथम सब सम्प्रदायी ईश्वर को साकार निरूपण करते हें सा 
हो नहीं सकता । इस अनन्त संसार का शासक मनुष्या- 
कति नहीं हो सकता। इसीलिय वेद में कहा गया हे क्ि-- 


४ झ्रकायम 
वह शरीर रहित है । 
“न् तस्थ प्रतिमा अस्ति ” 
न उसकी काई सूतलि है और न उसकी कोई उपम्ता वा 
सादश्य है । 
“ सूथ्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्र ”' 
वह सबका सत्रष्ठा तथा स्थावर ओर जंगम दोनों का 


अन्तरात्मा है। वही प्राण का प्राण हे वह सर्व व्यापक कहा 
गया है यथा-- 


तमोशान॑ जगतस्तस्थुषस्पर्ति 
घिय जिन्वमवसे हमहे वयम । 
इत्यादि यदि बह शरोरधारी है तो वह कम्स कम दो पदार्थों 


से बना है यह सिद्ध होगा। एक उसका शरीर ओर दूसरा 
आत्मा। शरीर उसका अवश्य प्राकृत होगा ओर प्राकृत 


( ८?) 


होने से वह अवश्य विनश्वर भी होगा। श्रतः वह कभी 
मरता और कभी जोता हो गा ओर भी वह स्थूल शरीर धारो 
होकर सब में व्यापक नहीं हो सकता। इत्यादि २ श्रनेक 
दोषों के कारण वेद भगवान्‌ उसको श्रकाय, अमूृत्त, व्यापी 
श्रप्रतिम आदि शब्दां से पुकारते हैं। परन्तु अ्न्यान्य सबहो 
धमंगन्थ उसको साकार ही मानते हैं अतः वे गुन्थ ईश्वर 
प्रेरित नहीं हो सकते ॥ 

यदि में सब विचारों को त्याग केवल-- 

“४ इंश्वर एक ही है ” 

इस पर दृष्टि डालता हैं तो इसमें भी सर धर्मंगन्थ 
बालोन्प्रत्तवतत्‌ वरणन करते हैं। प्रथम ईश्वर एक है इसका 
आशय समभना चाहिये। वह अपने काय्यम किसी अन्य से 
सहायता न लेता हो तब ही उसकी एकता बन सकती हैे। 
यदि उसके निकट दूत हैं और अपने कार्य के लिये जहां 
तहां उन्हे भेजता है तो बह एक नहीं है यह सिद्ध हुवा 
क्योंकि वह अकेला ही अपने काय्य करने मे असमर्थ है । 
यो तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही है। जेसे शासक राजा एकही 
है, परन्तु अयन समस्त काय्यों को बह अकेला संभाल नहीं 
सकता अत: सहस्शः कमंचारियों को राज्य में नियुक्त करता 
हे। यदि ईइवर भी एतत्सदश ही है तो वह एक ही कैसा। 
कुरान, बायबल शआदिकों में विस्पण् वर्णन आता है कि ईश्वर 


( ६ 92 


के निकट दूत हैं । तथाच पुराणों में तो एकेश्वरबाद की 
गन्ध भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली आदि ओर 
उनके परिवार आदि कितने ब्रह्म हैं उसका पता ही नहीं ॥ 

वेदों में ऐसी ब्यवस्था नहीं-- 

“ह्यावाभूमि जनयन देव एकः' 

इत्यादि मन्त्रों में उसको एक कहते हुए कहीं भो 
उसके दूतों, स्त्रियों, और मनत्री आदिकों का निरूपण 
नहीं। उसके न्याय का भी वर्णन यथार्थ रूप से कही भी 
नहीं । कुरान का ख़दा केवल अरब निवासियाँ के लिऐे, 
बायबल का जिहोवा ऋवल यहूदियों के लिये। इसो प्रकार 
पुराणों का ईश्वर ब्राह्म शो के लिये ही है। यह कोनसा न्याय 
है । इस पर विशेष न लिख कर विषेकों पुरुष स्वयं 
विचार कर | 

स्वक्षता का भी वणन कही भो नहीं । ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेश को श्रयनी सृष्टि का मो पता नहीं | पृथिवी और चन्‍्द 
सूय्यादिक कौन हैं ओर उनकी आकृति, गति, विस्तार आदि 
कितने हैं वे सब उनको किश्ञिन्मरात्र भी दिदित नहीं। चन्द्र 
गहण कैसे होता है यह नता बिदेवा को, न राम कृष्ण को 
और न खुदा ओर जिहोचा को ही ज्ञात था तब उन्हें हम 
परिडत की भी पदवी नहीं दे सकते सर्वज्षता को बात 
ही क्या 


. कक 


बायबल में यह प्रसंग आता हे कि ईश्वर न आदम 
ओर हव्था को बना ओर एक बाग में रख कर क॒द्दा कि देखो 
इस एक वृक्ष के फल न खाकर ओर सब का फल खाओ | 
उन दोनों ने उस निषिद्ध वृक्ष के भी फल खाप। ईश्वर उन 
पर इसलिये श्रत्यन्त क॒द्ध हुए, शाप दिए और अन्त में उस 
बाग स निकाल बाहर किया। क्या यही ईश्वर की सवज्ञता 
है। उसको यह भविष्यत्‌ बोध नहीं हुआ कि हमारे निषेध 
करने पर भी वे दोनों न मानंगे। एक बालक के निकट उत्त- 
मोकत्तम फल देकर कहा जाय कि ये फल मत खा | क्या वह 
शिशु कभी इसको मान सकता है। उसके निकट वे दानों 
शिशु ही थे, तथापि उनका दण्ड दिया जाता है यह कहां का 
न्याय और सवज्ञता है ॥ 

पुन+ जल प्रलय की भी यही दशा है उत्तम विज्ञानी 
कारोीगर अपनी बनाई हुई चीज़ की स्थिति अच्छे प्रकार 
जानता । घड़ी बनाने वाले कह देते हैं कि इतने दिन यदि 
इसमे कुंज्ञो न दी जायगी ता काई क्षति न होगी। और यह 
घड़ी करीब इतने वर्ष इन उपाया से ठहर सकती है। किन्तु 
सर्वेश ईश्वर यह नही जानता है कि मेरो बनाई हुई चोजे 
इतने वर्षा के पश्चात्‌ बिगड़ जायंगी। मनुष्य ईश्वर के 
उपदेश से विरुद्ध चलने लगे। ईश्वर क्रोध कर जल प्रलय 
ले श्राया । भला, मजुष्य पापी हुए थे, अ्न्यान्य जीवों का 


( ११ ) 


क्या अपराध था जो उस जल प्रलय स सबका नाश कर 
दिया गया और यह कोनसी सबंज्ञता है ॥ 

« इशबर पवित्र है” ऐसा घर्णन सब सम्प्रदायी करते 
हैं। किन्तु काय्य से यह गुण प्रकाशित नहीं होता । ईश्वर 
होकर वृन्दा के पातित्रत्य भग्न करता है। एक विश्वासी 
भक्त से शपथ उतार देने के लिये कहता है ओर मनुष्यवत्‌ 
पुत्र पैदा करता है इसके अतिरिक्त जिहोबा ने मिथदेश की 
खारी नदियां मूसा के द्वारा रुधिर कर डालीं। सारी भूमि 
को मेड़कों से भर दिया । उस देश की धूलों से चीलर ही 
चीलर बना डाले। आग बरसाई सब लोगों के देह पर 
फफोले उत्पन्न हो गए। सब के म्येष्ठ पुत्र मार दिए गये 
इत्यादि अनेक लीलाएँ ईश्वर ने मिश्र देश मे इसलिये रयी 
थीं कि वहां के लोग मूसा को स्वर्गोय दुत और भविष्यदु- 
वक्ता मान | इन बातों से श्रन्याय, पक्षपात और अशुद्धता 
प्रतोत होती है। वेद में ऐसी ऐसी एक भी बात नहीं । में इन 
बातां को कहां तक वर्णन करूँ। समय स्वल्प है झोर अत्या- 
वश्यक श्रन्यान्य विषयों पर चर्चा करनी है ।” 


४-जिसमें हेध्यो, राग, हइंघ और पक्तपात आदि 
की यात न हो । 


वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं आता है कि अम्ुक जाति 
अथवा अ्रम्ुक व्यक्ति के ऊपर परमात्मा का निष्कारण; दया 


( १२ ) 


या कोप राग वा हेष है। अमुक आदमी ईश्वर की ओर से 
भेजा जाता है उसकी सारी बातें सब कोई मान लेथे । 
कुरानी अब्लाह के दयापातन्र , अरब निवासी । जिहोबा की 
कृपा यहदियों के ऊपर है। पुराण के ईश्बर ने ब्राह्मण जाति 
को छोड़ सबको निहृष्ट ही बनाया है। शुद्ध तो श्मशान तुल्य 
है। ब्राह्यण के भोजनमात्र से ईश्वर तृप्त हो जाता है। मुह- 
म्मद साहिब ईश्घर के परम प्रिय बन्दा हैं यद्यपि उन्होंने 
स्वयं एक अक्षर भी नहीं पढ़ा तथापि वे सब कुछ जानते थे। 
ये मानव रूप में अब्लाह के निकट पहुँचाए गये। उनके 
ऊपर उसकी इतनी दया थी कि शपथ उतारने के लिये भी 
मुहम्मद साहब को आज्ञा दी । इसी प्रकार श्रन्यान्य अनेक 
बातें अनु चित कही गई हैं ॥ 


वेदों में जो आय्यं और द्स्यु की बात आरती है वह किसी 
विशेष जाति का विवरण नहीं । दस्यु यह नाम ही चोर, 
डाकू, लंपट, बदमाश, नास्तिक और महाधोर पापिष्ठ का है 
ज्ञिनमें धर्म का किश्ञिन्मात्र भी लेश नहीं। इसी कारण 
उसके लिये श्रव्वत, अयज्वा ब्रह्मद्विट, कव्याद्‌, दस्यु ओर दास 
आदि शब्द आते हैं । दस्यु यह “उपक्षयार्थक द्स” धातु से 
बनता है अर्थात्‌ जो अपनी ही समीपी जाति के क्षय करने 
में लगा रहे। मनुष्यों के धनां ओर प्राणों दोनों को हरण 
करे, वह दस्यु, इसी धातु से दास शब्द भी बनता है एक मन्धत्र 


( १३ ) 


में वर्णन यो आया है कि वे किसी ईश्वर वा देव को नहीं 
मानते ओर न दानादि शुभ कर्म हो करते हैं। ये अपने मुख 

को ही हवन कुरड समभते हैं यथा-- 

स्वधाभिर्थे अधि शुप्तावजुह्ुत । 
ऋ० १--५१--५४ 
( ये ) जो ( स्वधाभि$) विविध अन्नों से (अधि --शुप्तो) 

मुख मे ही ( अजुद्धत ) हवन करते हैं। अन्य मन्त्र में लिखा 

है कि वे नानारूप धारण कर नाना कुकर्म करते हैं । 
उलूकथातु शुशुलूकपातु जहि श्वयातुछुत की कपातुम । 
सुपणोयातुसुत शधयातु दृषदेव प्र झुण रक्ष इन्द्र ॥ 

ऋ० उ३।१०४।२२ 
( उलकयातुम्‌ ) जो उलुक के रूप बना कर आक्रमण 

करते हैं ( शुशुल्कजातुम्‌ ) जो छोटे उलक के समान चलता 

है ( श्वयातुम ) कुत्ते के समान रूप बनाने वाले इत्यादि 

प्रकारके दुष्ट मनुष्यों को हे राजन ! समाज से दूरकर | इत्यादि 

इनको राक्षस इस लिये कहते थ कि इनसे रक्षा श्रति कठि- 

नता से होती थी । कच्चे मांस के खाने के कारण ये क्रव्याद्‌ 

कहाते थे। पिशाच भी इसी कारण कहाते थे इसी प्रकार के 

अस्यान्य नाम हैं । एक नाम कोकट है (कि क्रियाभि: ) जो 

कहा करते हैं कि शुभ कर्म करने से क्‍या होता है, इससे 

विपरोत को श्रारय्य कहते हैं। जिसमें रूच श्र ष्ठ गुण हो । 


( १३ ) 


धीरे ३ श्रार्य्योी"' का एक दल बन गया वेद में किसी देश, 
जाति, व्यक्ति का वर्णन नहीं है तब पक्षपातादि दोष कैसे 
श्र सकता है । 


मनुष्य की स्थिति । 


५० जिसमें मनुष्य की स्थिति अथोत आकृसि आयु 
जन्म, कम और सुक्ति प्रस्ृति का अच्छे प्रकार 
विवरण हो । 


इस लक्षण का भो सवंत्र अ्रमाव ही पाते हैं क्योंकि कोई 
कहते हैं कि पहले आदमी लम्बाई में उनचास हार्थों के होने 
थे उनकी आयु भी दो चार हज़ार वर्षो' की होती थी । जन्म 
कर्मो' का भी कोई ठिकाना नहीं | क्योंकि कोई आदमी सूर्य्य 
से, कोई अग्नि से, कोई घड़े स, कोई कान स, कोई नदी 
ओर समुद्र से, कोई हाथ से ही उत्पन्न हुए । कोई जन्मलेते 
ही सथ्ये को निगल गए | कोई समुद्र ही पीगये। कोई वशिष्ठ 
आदि इतने समथ हुए कि जिनकी गो से मनुष्य को विविध 
जातियां उत्पन्न हुई इत्यादि मलुध्य के सम्बन्ध में नाना 
कव्पनाएं ईश्वरीय पुस्तकाभारसों में देखते हैं । 

परन्तु आ्रश्यय्यं यह है कि वेद में ऐसी एक बात भी 
नहीं । जो आराकृति मनुब्य की आज है पहले भी करीब घही 
थी । हाँ यह सत्य है कि सभ्यता असभ्यता के कारण मलुष्प 


( १” ) 
की आकृति में कुछ भेद होता रहता है। जेसे भारत के कोल 
मील हैं । 
वेद में मनुष्य की आयु माध्यमिक संख्या सो थ्ष है । 
वचचित्‌ ३०० सौ यष की श्रायु के लिये प्रार्थना है किन्तु 
चेसा एकही मन्त्र है “ज्यापुपं जमदगें३” इत्यादि। अनेक 
मन्त्रों में शतवर्ष की ही आयु का चर्णन आता है यथा-- 
तचक्तुद्व॒दित परस्ताच्छुकपुचरत्‌ पश्येम शरदः 
शर्त जीवेम शरद: शत #2एणुयाम शरद! शतम्‌। 
इत्यादि | पुत३+-- 
दीघोयुरस्पा यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ । 
ऋण १० । ८५। २६ । 
शतभिन्न शरदो अन्तिदेवा थदा नश्वक्ता 
जरस तनूनाम्‌ | पुञ्रासो यत्र पितरों भवन्ति 
मानो मध्या रीरिषता5थ्युगन्तो। । च०२५।२२। 
जैसे गाजकल भी कोई पौत्र के जन्म तक जीते हैं बेस 
हो यहां प्रार्थना है । 
० ७. ह् जुजु क् 
दीघतमा मामते यो जुज्ुवोन्‌ दशम युगे । 
0७ तीनां 
आपामथ यतीनां ब्रह्मा मवति सारथिः | 
कऋ्र० १। १ भ्ट | 5 


( ₹६ 2 
मनुष्य की स्थिति 


यहाँ दशम युग शब्द देख कोई २ कहते हैं. कि दीघंतमा 
दशमयुग तक ज़ोीते रहे | परन्तु वेद का तात्यय वे नहीं सम- 
भते हैं । जब सैकड़ों मन्त्रों में शतवर्ष आयु की ही चर्चा है 
तब एक मन्त्र में इसके विरुद्ध केस होगी ओर भी चारों 
वेदों में सत्ययुग आदि का कहीं भो चर्णन नहीं। चारयुगों 
की कढ्पना बहुत ही आधुनिक ओर अवेदिक है। यहां युग 
नाम मास का है। क्योंकि कृष्ण ओर शुक्ल दो पक्षों के योग 
से मास बनता है। दशम युग में मामतेय-ममता युक्त जीव 
उत्पन्न होता है यह इसका शर्थ है जैसा कि वेद में आता है । 

दशमासाज्च्छशयानः कुमारों अधिमातरि | 
निरेितु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि । 
ऋण ४-७८-८ 

आजकल भी सुपुष्ट बालक दशमास में उत्पन्न होता है । 
सम्पूर्ण वेद में दशम मास ही मनुष्यात्पत्ति की अवधि माना 
गई है इसके विदद्ध कही वर्णन नहीं है । परन्तु इसके विरुद्ध 
अन्यान्य ग्रन्थ में लेख आता है। मनुष्य के जन्म के विषय में 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जैसे श्रन्यान्य जीवों का 
श्राभिर्भाव इस पृथिवीं पर हुआ उसी नियम के अ्रनुसार 
मनुष्य सृष्टि भी हुई। मनुष्य सृष्टि का कोई विलक्षण वणन 
बेदम नहीं | यदि'मलुष्य मिट॒टी रे बनाया गया तो अन्‍्यान्य 


( १७ ) 


जीव पशु आदि किससे बनाए गए । क्या प्रत्येक जीव को 
रचने के लिये भिन्‍न २ सामग्री थी। सो हो नहों सकता । 
पुनः मिद्टी से मलुष्य बनाया गया इसका क्‍या आशय हे 
क्या आत्मा भी मिट्टी से बनाया गया। एदि ऐसा ही दे तो 
मरण के साथ इसकी समाप्ति हो जायगी । पुन+ किसको 
दोजख ओर बिहिश्त। इस देतु वेद में मनुष्य शरीर की 
रचना का कोई विशेष वर्णन नहीं ओर आजकल वेज्ञानिक 
सिद्धान्त से भी यही सिद्ध होता है। जीव का अनादित्व 
आगे में सिद्ध करूगा। 

मुक्ति के विषय में इतना वरूव्य है कि जब तक भ्रकृति 
और ईश्वर का पूर्णाज्ञान नहीं होता ओर ईश्वर की आज्ञा पर 
नहीं चलता तबतक वह दुश्ख स नहीं छूटता । अज्ञान ही 
दुःख का मूल है अतः वेद में कहा गया है कि-- 


वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवणम। 
मनुष्य के कर्मो' का वर्णन वेद के झ्रादि से अन्त तक है। 
इस पर हम विशेष लिखना नहीं चाहते। इतना कहकर 
समाप्त करते हैं कि वेद के स्थान २ में यह वर्णन आता है 
कि मलुष्य अपनी बुद्धि से सत्यता की गवेषणा ( खोज ) 
करे । मनुष्य कभी श्रनन्त सृष्टि का सर्वक्ष नहीं हो सकता-॥ 


“मनुष्य की सर्वेज्ञता” 


शोक की बात है कि प्रत्येक सम्परदायी गन्ध में आजायो' 


को सर्चज्ञ कहा है किन्तु जब उनके गम्थों की परीक्षा करते 
हैं तोवे आजकल की विद्या फ्रे सामने एक बालक ही भ्रतोत 
होते हैं ज्षिस पृथिवी पर वे निवास करते थे उसकी दशा 
जिन्हें नहीं मालम था। इतने पर भी उनके शिष्य उनको सर्वज्ञ 
बतलाते हैं तो कहा करे । मनुष्य को जिड्डा को कोई रोक नहीं 
सकता। 

वेद में कहीं भी वर्णन नहीं आया कि अ्रमुक ऋषि स्वंज्ञ 
हुए हैं इसलिये वेद की सत्यता जितनी ही परीक्षित होती 
है उतनी अधिक २ मालूम होती है। श्रतः वेद में सत्यता 
की ओर जाने के लिये प्रार्थना आती है | 

झरने वब्रतपते ब्रत चरिष्यामि इत्यादि । 
६--जिसमें सष्टि के अनादित्व अनन्तत्व और 
वास्तविक स्वरूप का उल्लेख हो। 

यह लक्षण भी किसी अन्य धर्म पुस्तक में नहीं घटता। 
सत्पदा्थवादी काई भी सम्प्रदाय नहीं । यदि ईश्वर के 
साथ २ अनादि काई पदार्थ नहीं था तो इस जगत्‌ का किससे 
बनया । यदि कहा जाय कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। 
तत्काल ही उत्पन्न करा लिया | तो में पूछता हूँ कि ईश्वर 
सृष्टि के पहले क्या करता था और कहां था किसका स्वामी 
ओर किसका अधिपति था ? वस्तु रचने के पहले सृष्टि का 
ज्ञान भी उसको न होगा क्योंकि उसने पहले सृष्टि देखी 
नहीं। किन्तु परीक्षा से प्रतीत होता है कि किसी घस्तु का 


( १६ ) 


विनाश नहीं होता किन्तु फ्रेवल रूपान्तर मात्र होता है । इससे 
पदार्थ का अनादित्व सिद्ध है। ईश्वर ने कहा कि सृष्टि हो 
जाय और स॒ष्टि हो गई यह कैसी आश्चय की बात है। 
कोई कहते हैं कि पानी के ऊपर बेडे हुए ब्रह्मा ने सारो सृष्टि 
रखी इत्यादि अनेक मिथ्या कठ्पनाय हैं ॥ 

वेद में विस्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहले प्रकति थी | 
जोबव भी पहले से ही थे। ईश्वर इनका निमित्त कारण हे। 
अभाव से भाव नहीं हुआ किन्तु भाव का विकाश हुआ है। 
चंद के दो मन्त्रों में सृष्टि किस प्रकार बनी इस विषय के 
प्रश्न आने हैं । 
यथा-- 

कि स्विदासीद्धिष्ठान मारसम्मण कतसत्‌ 

प्वित्‌ कधासीत्‌। यतो भूमि जनयथन विश्वक्रमो 
विद्यामो्णोत्र महिना विश्वचन्षाः। यज्ञु० १७।१८ 

जब कुम्मकार घटादि वस्तु बनाना चाहता है तब मत्ति- 
का आदि प्रयोजनीय वस्तुओं को एकत्रित कर किसी एक 
स्थान में बेठ घटादि निर्माण करता है। यह लोक मे देखते 
हैं । यह लौकिक न्याय वेद में भी प्रवृत्त होना चाहिये। अत$ 
प्रथम इस प्रकार प्रश्न करते हैं। यथा ( अधिष्ठानम्‌ ) इस 
जगत्‌ को बनाते हुए ईश्वर का निवास स्थान ( किंस्वित्‌ + 
आसीत्‌ ) क्‍या था ओर (आरम्मणम्‌ ) आरम्भ करने की 


( २० ) 


सामझी ( कतमत्‌+स्वित) कौनसी थी (यथतः ) जिस 
काख में ( भूमिम्‌+दयाभू +-च ) पृथिवी और झुलोक को 
( ज्ञनयन+विश्वकर्मा ) उत्पन्त करता हुआ घिश्वकर्त्ता 
( विश्वचक्ष ;) श्रोर सर्वद्रष्ठा परमात्मा ( महिना ) अपने 
सामथ्य से ( वि+श्रौर्शात्‌ू ) समस्त जगत्‌ को ढांक 
लेता है ॥ 

कि० स्विदवन के उ स वृक्ष आस यतोद्यावा 
पृथिवी निश्टततक्तुः। मनीषिणों मनसा एच्छलेदु त- 
ग्रदध्यतिष्ठठतू आुवनानि धारपन ॥ य० १७॥२० ॥ 

( किम्‌+ स्वित्‌ृ+वतम्‌ ) चह वन कोन था ( कः-+उ 
सः वृक्षः+- आस ) ओर वह वृक्ष कीन था ( यतः दावापृथि- 
वी ) जिस वन ओर वृक्ष से पृथिवी से लेकर चुलोक ( निष्ट- 
तल्ुः ) श्रलंछत किया गया है (मनीषिणः) हे विद्वानों 
( मनसा+इत्‌+तत्‌ ) मन से यह भी ( पृच्छत ) उससे 
पूछी कि ( भुवनाति+धारयन ) भुतनों को धारण करता 
हुआ (यह+अधि-+-अतिष्ठत्‌ू) वह ज्ञिस स्थान में खड़ा 
रहता है बह कोनसा है। 

विश्वतश्चच्चुरुत विश्वतों छुखो विश्वतो वाहुरुत 
विश्वतस्पात्‌ | संबाहुभ्यां धमति स॑ पतज्रेयोचा भू- 
मी जनयन देव एक! ॥ यज्गञु ० १७।१६ 


६ २१ ) 


( विश्वतश्चक्षु) ) जो सब, देखता ओर ( विश्वतोमसुख्द ) 
जिसका मुख सर्वत्र है ( विश्वतोबाहु:) जिसका बाहु और 
( विश्वतस्पात्‌ ) पेर सवंत्र हैं वह ( एऋः:+-देव३ ) एक ही 
देव ( द्यावाभूमी +- जनयन्‌ ) सम्पूर्ण ज़गत्‌ को उत्पन्न करता 
हुआ ( बाहुभ्याम ) मानो अपने बाहु से ( पतजे ) परमाणुओं 
के साथ ( संघमति ) गति देता हे | श्रथांत्‌ सर्व परमाणुओं 
में गति उत्पन्त करता हे ॥ 

पतत्र नाम नित्य पदार्थ का है वे पहिल स ही थे उनसे 
ही परमात्मा ने यह सृष्टि रच्ची इत्यादि इसका आशय है। 
इसी प्रकार अनन्त सूयथ्य, श्रनन्‍त ताराए' और अनन्त प्रथित्रो 
आदिक लोक लोकान्तर हैं इत्यादि वर्णन चेंदों में आ्राता हैं 
अतः३ इस लक्षण के अज्ुसार भी चंद ही ईश्वरीय कहे ज्ञा 
सकते हैं ॥ 


७ जिसमें जीव के पूवमाव, अविनश्वरता तथा 
कमोनुसार निग्रहानुग्रह आदि का अनुशासन हो। 


जीव श्रनादि हैं इसके वर्णन से वेद्‌ भरे हुए हैं । “इन्द्र” 
यह नाम जीव का है। यहां में इसका केबल एक ही प्रमाण 
देता हूँ । श्रांख, कान, नाक दइ्वत्यादिकों का नाम् इन्द्रिय इस 
लिये है कि इन्द्र जो आदा उसके ये दर्शक हैं। इस अर्थ में 
इन्द्र शब्द से इन्द्रिय बना है | इन्द्र अनादि हैं सदा रहते हैं 
इसका निरूपण वेद में बहुत हैं| पु त$ 


६ रेर ) 


दा सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिष- 
स्वजाते । तथोरन्ध: पिप्पल स्वाइ्वत्यनश्न्नन्धो 
अभिचाकशीति । ऋ० १॥१६४।२० 


इस ऋचा से भी जोबव का अनादित्व सिद्ध होता है। 
ज्ञो आदमी जीव को अनादि नहीं मानते हैं उनके पक्ष मे 
बहुत दोष हैं । परमेश्वर ने इनकों असमान क्यों बनाया। 
किसी को दुःखी ओर किसी को खुखी । पुनः अभाव से भाव 
केसे हो सकता है | पुनः जब पक नई चीज़ बनाई ता 
अच्छा परमात्मा अच्छे पदार्थ बनावे । निकृष्ट ओर उत्कृष्ट 
शरीर क्यों। पुनः बुद्धि भो ऐसो ही देता जिससे उसकी 
शुभकर्म में हो प्रवृक्षि होती। पुनः क्‍यों किसी को मुक्ति 
मिले और किसी को नहीं! क्‍योंकि जेसा ईश्चर चाहता हे 
वैसा ही उससे काम करवाता फिर इसमें दोषी कोन ? एवं 
मनुष्य जीव ओर पशु इत्यादिक जीव मे भेद मानते हैं । पशु 
आदि में आत्मा मानते ही नही | कुरान में वणन आता हे 
कि पहले ही से अ्लाह ने कुछ मनुष्यों को नरक के लिये 
ओर कुछ मनुष्यों को स्वर्ग के लिये बनाया इत्यादि अनंक 
बात॑अयोक्तिक कही गई हैं । वेद में कर्मांचुसार सब विभाग 
हैं।लोक में भी कर्मानुसार चोर को दरड और शिष्ट को 
पारितोषिक दिये जाते हैं। अतः इस लक्षण पर भी विचार 
करने से ईश्वरीय गन्थ येद ही प्रतोत होता है । 


( (२३३ ) 


८--जिसमें मिथ्या साहात्म्य न हो । 


बेद में कही भी चर्चा नहों हे कि ईश्वर के नाम जपने 
से या किसी विशेष सूक्त के पढ़ने से या केवल ईश्वर पर 
या ऋषियों के ऊपर विश्वास करने से तुम कृतपापों से 
छूट जाओगे । इसके अश्रतिरिक्त वेद में किन्होीं मन्दिरों का 
उढलेख नहीं जिनके दर्शन से आदमो पापरहित होजाय या। 
तीर्थां का भी वर्णन नहीं जहां यात्रा करने मात्र से मनुष्य 
अपने को निष्पाप समभने लगता हो । सम्पूर्ण वेद के अध्य- 
यन से भी वह अ्रध्येता लाभ नहीं उठा खकता यदि उसकी 
आशा के अनुसार वह आचरण नहीं करता ओर ईश्वरीय 
विभूतियों को श्रच्छी तरह नहीं जानता । 
यथा+-- 


ऋचो अक्षरे परसे व्योमन 
यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वेनिषेद॒ः 
यस्तन्न वेद किरझूचा करिष्यति 
य इत्तडिदृत्त इसे समासते । ऋ० १॥१६४।३९ 
तथा वेदों में पापों से छूटने को प्रार्थनाए! आती हैं किन्तु 
उन प्रार्थनाओं के करने से वे ऋषि या कोई कृतपाप से छूट 


गए हैं या छूटते हैं बेसा कहीं वर्णन नहीं । क्योंकि कृत कमों 
का फल उसे अवश्य भोगना ही होगा। 


( २४ ) 
फप.वायक शब्द 


वेदिक पापथधाचक शब्द हो दिखला - रहे हैं कि कृतपापों 
से कला कदापि छुटकारा नहीं पा सकता जैसे पाप के 
नामों में से एक नाम “किल्विष” है अर्थात्‌ किल॒-कुत्सित 
विष जो बहुत बुरा विष हो। जेसे विष के खाने से उसका 
फल अवश्य भोगना पड़ता है। वेसेही दुष्कर्म करने का फल 
वह कर्ता अवश्य पावेगा । दूसरा नाम अंहस है अर्थात्‌ 
अच्छे प्रकार आधात करनेवाला । इसमें सन्देह नहीं कि कूत 
पाप बुरी तरह से आदमी को बीधता है जिसके वेध से कर्ता 
को बचना कठिन है। तीसरा नाम “दुरित” है जिसका 
आगमन दुःखजनक हो । इस प्रकार भ्रत्येक पापवाची शब्द 
बतला रहा है कि कृतपाप का फल श्रवश्य भोगेगा। परन्तु 
आश्चये की बात है कि केवल दईसा के ऊपर विश्वास या 
राम ३ कहने मात्र से पाप से छूट जाता है । ऐसा वर्णन 
अन्यत्न विद्यमान हे ॥ 


& “जो ग्रन्थ लोकिऋ विज्ञान स घिरुद्ध न हो 


इस लक्षण का तो सवंथा सबहो सम्प्रदायी पुस्तकों मे 
अभाव ही है। मुझे बड़ा आ्राश्यय्यं लगता है कि जो प्रन्थ 
प्रत्यक्ष शान से विरुद्ध हो वह ईश्वरीय कैसे कहा सकता है । 
ईश्वरोय क्या विद्वत्ं्रणोत भी वद कहलाने योग्य नहीं। 


( २४ ») 


हो सकता.। इस्री. से माल़म होता है कि वेब-को छोड़ भमि 
पर कोई प्रन्थ ईश्वरीय नहीं । 
१--लोकिक घिक्ान, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध करता हे कि 
अन्यान्य चन्द्र शुक्र बृहसरुपति प्रभश्भुति ग्रह के समान यह 
पृथिवी भी दौड़ रही है| सुय्यंके चारो तरफ घूम रही है 
ओर यह गोल हे इत्यादि । इसके अनुकूल कोई भी धर्म 
भ्रन्थ नहीं किन्तु वेद भगवान्‌ इसके अनुकूल हैं | यथा-- 
४कतरा पूवो कतरा परायो! कथा जाते कवय: 
कोवि वेद | विश्व॑त्मना विभतों चद्ध नाम वि वर्तेते 
अहनी चक्रियेव | ऋ ० १।१८५।१ 
इस ऋचा स केवल पृथिवी हो का नही किन्तु समस्त 
नक्षत्रराशि का नियमबद्ध हाकर घूमना सिद्ध होता है आर 
ऊपर नीच पूथं पश्चिम शादि व्यवहार मात्र के लिये 
कल्पित है वास्तविक नहीं यह भी इस स जाना नज्ञाता है। 
पुनः यह पृथिवों खूथ्य के चारो तरफ घूमती है इसमे 
यह ऋचा प्राण है-- 
अहस्ता यदपदी वर्धत ज्वाः शचीभिवेद्यानाम | 
शुष्ण परि प्र:क्षिणित्‌ विश्वायवे नि शिश्नथः ॥ 
कऋ्र० १० । रगे। १७४ 
पुन+ सय्य अपनी आकर्षण शक्ति से पृथिवी को चारो 
तरफ घुमा रहा हे इसमें यह ऋचा प्रमाण हे--+ 


(६ २६ ) 


सविता यन्त्रेः एथिवी मरम्णादस्कम्सने सविता 
धघामहहत्‌ । अश्वभिषाधुक्षद धुनिमन्तरिक्त 
मतूते बद्ध/ सबिता समुद्रम । ऋ० १११४६।१ 
इससे भी सिद्ध होता है कि अनेक नक्षत्र इस सूथ्य के 
चारा तरक धूम रहे हैं । 
अन्नाह गोरमन्वत नाम त्वष्ठुरपीच्यम्‌। इत्था 
चन्द्रमसो गहे । ऋ? १।८४।१५ 
इस ऋचा के व्याख्यान में यास्क्राचार््य कहते हैं कि-- 
तदेनोपेच्षितव्यम--आंद्त्यतो र्पदी सिभवति 
५५ 
सोमोवधूयुर मवद्श्विनारता श्ुमावरा । रूस्‍्यों' 
धत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌ ।ऋ?०१५०॥८१॥९ 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि सय्य स ही चन्द्र प्रका- 
शित है| ऐसे २ अनेर ऋचाएं वेद मे हैं । 
ग्रहण की चचोा 
३--प्रहण की भी चर्चा वेद्‌ में आरती हे । प्थिवी की छाया से 
चन्द्र भ्रदण और चन्द्र को छाया से सर्य्य प्रहण द्वोता है- 
इस विषय के प्रमाण में ये ऋचाएं हैं यथा-- 
यक्ष्वा सखय्थे स्वभोनुस्तमसा विध्यदासुरः अक्ष 
अविद्‌ यथा छुग्धो भुवनान्यदीधयु।। ऋ?५॥४०।५ 


( २७ ) 


य॑ं वे सब्य स्वभोनुस्तमसा विध्यदासर:ः अन्न- 
यस्तमन्वविन्द्न्नष्मनम्पे अशकक्‍्न॒ुवन। ऋ५०५।४०।६ 
“आक्ंणशरक्ति” 
४--आकर्षणशक्ति का भी विवरण चेद्‌ में पाया जाता है-- 
यथा--- 
आकृष्णेन रजसा वतमानो निवेशयन्नसतं स- 
त्यश्व | हिरण्ययेन सविता रथेना देवोयाति भुव- 
नानि पश्यत्‌ ॥ ऋ० १।१३५॥२ 
अतण्व वेद में सूयक्ला एक नाम ही ऋष्ण आया है क्योंकि 
वह अपनी आर पृथिवी आदि भुवनों को खेचे हुए 
स्थित है यथा-- 
कृष्ण नियान हरयः खुपणों अपोवसाना दिव- 
मुत्पतन्ति | त आवदचृत्नन्त्‌ सदनादतस्पादिद्‌ घृतेन 
पृथिवी व्युदते ॥ ऋ० १॥१६४।४७ 
वेद में सूर्य का एक और नाम विचषणि आता है। कृष 


धातु से च्षणि शब्द सिद्ध होता है। कूष धातु का अथ 
प्रायः श्राकंंण होता हे । इसी से आक्ंण आकृष्टि ओर 
कृष्ण आदि अनेक शब्द बनते हैं | ऋचा यह हे-- 


( २८ 9» 


हिरफए्यप्राणिः सबिता- विच्वयणिरुले द्यावा 
पृथियी अन्तरीयते । अपामीवा वाघते थेति खय्य- 
मभि कृष्णेन रजसा चआमरुणाति ॥ ऋ०१॥३५।६ 


पञ्चारे चक्रे परिवतमाने तस्मिन्ना तस्थुभु व- 
नानि विश्या | तसथ नाक्षस्तप्थते मरिभारः सना 
देव न शीयते सनाभिः | ऋ ० १।१६४।१३ 


इस एक ऋचा से कई वस्तु सिद्ध होती हे। 

१--भुवनानि विश्वा--सम्पुर्ण भुवन स॒य्यं के रथ पर स्थित 
है। यह सिद्ध करता हैँ कि पृथिव्यादि लाकों स यह 
सय्यं बहुत बड़ा है। 

२-भूरिभार:--इससे आकर्षण सिद्ध होता हे 

३--सनाभिः--बन्धनार्थक णह धातु से नाभि बनता हैं। 
जैसे इस मानव शरीर का नाभि सम्पूर्ण शरीर का 
वान्धनेवाला एक प्रकार से है वेरो हो यह सूथ्य प्रथिवी 
आदि लोकलोकास्तरों को बान्धने वाला है। यह अपनी 
आकर्षणशक्ति से ही अपने परितः स्थित लोकों का 
खेचकर यथायास्थित है पुन३-- 


व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधथ एथिवी- 
मभितो मयूखलले! । ऋ० ७।९९।६ 


( रे९ ) 


रोद्सोी यह नाम द्यावापथिधी दोनों का है इस कारण 
यहां द्विवचन है। जो रोकनेवाली हो ये रोदसी। प्रथम 
“रोदसी” कहने से सिद्ध हे कि यह प्थिवी और इसके 
अतिरिक्त अन्यान्य लोक भी रोदसो है श्र्थात्‌ अ्पनो ओर 
आकर्षण करनेवाली है | 
इसी के अनुसार भास्करोय ग्रन्थों में यह श्लोक आता हे-- 


आकृष्टशक्तिश्य सही तथायत्‌ 
श्वस्थं शुरू स्वा भिछुत्वी करोति । 
आकृष्पत तत्‌ पततीब भाति 
समे समनन्‍तात कुरिय प्रतीतिः ॥| 
चदिक भाषा मे एक और भो विचित्रिता है कि वस्तुओं 
के नामही ऐसे रचखे गए हैं ज्ञिनसे उनके स्वभाव और 
स्थिति बोजरूप से प्रतीत होती है । 


“जगत ओर संसार शब्द” 


ये दोनों शब्द ही प्रकाशित करते है कि प्रत्येक पदार्थ 
स्वरूप से चलायमान हैं। पुनः पुनः बारम्बार॑ गच्छतीति 
जगत-जो सबंदा गति में है उसे जगत कहते हैं । तथा 
संसरतीति संसार: जो भ्रच्छे प्रकार चल रहा हे वह 
संसार | एक साधारण से साधारण बुद्धिवाला भी अनुमान 


९ ० ) 


कर सकता है कि पृथिवो पर से चन्द्र नक्षत्र राशि चलते 
दीखते हैं वेसही श्रस्यलोकस्थ प्राणियों फो पथिषी चलती 
दीखती होगी ओर जब आकाशर्थ बड़े से वड़े नक्षत्र गतिमान्‌ 
हैं तब यह भूमि गतिमती क्यों नहीं | पुन+-- 
बिना आधार के भ्रमण करते हुए अ्रनन्त नक्षत्र राशि 
अपने २ स्थान में विद्यमान है तो यह पृथिवी इस प्रकार पी 
क्यों नहीं अतपव पृथिवी के नामों मे स एक नाम ही गौ हे 
वाच्छतीति गौ: जो चलता है उसे गो कहते हैं इत्यादि 
अनेक विज्ञान इसमें हैं। अ्रत$ यही वेद ईश्वरीय पुस्तक हे । 
१०- जिसमें हेश्वरीय कार्य्यों के उपलक्ष में उत्सव, 
पव पूजा आदि का विधान हो । 
इस लक्षण के ऊपर भो विचार करने स चंद ही ईश्वरीय 
ग॒न्थ प्रतोत होता है क्‍योंकि इसमे ईश्वरीय काय्यों' के महा- 
व्म्य के बढ़ाने और उन्हें जानने के लिये ही ,बड़े २ यज्ञों का 
विधान किया गया है । 
१--प्रथम प्रत्येक मास में “यज्ञ करने के लिये दर्शेष्टि और 
पूर्णमासेष्टि का विधान है। अ्रमावस्यथा तिथि में प्राकृत 
शग्राश्चय्य घटना होती हे। उस तिथि में चन्द्रमा किंच्ि- 
न्‍्मात्र भी नहीं दीखता। इसके विरुद्ध पूर्णिमा तिथि 
में सम्पूर्ण चन्द्र दृश्य होता है। पुनः उसी दिन से घटने 
लगता है। यह ईश्वरीय विचित्र प्रबन्ध की बात है ओर 
प्रत्येक मलुष्यकों चन्द्रके क्षय ओर वृद्धिका कारण जानना 


( रे१ ) 


है अतः वेदमे इन दोनों तिथियाँ पर विशेषरूपसे पूजा पाठ 
की विधि है | इसो प्रकार चतुर्मासेष्टि थश्ष का इसलिये 
विधान है कि वर्षा ऋतु भी एक भाक्ृत अपूर्य घटना है । 
इतने मेघ कहां से आज़ाते हैं, किस प्रकार समुद्र से 
वाष्प होकर मेघ उठते हैं, इत मां में इतने वाध्प क्‍यों 
हाते, किसी देश में न्‍यून और किसी देश में अधिक 
बृष्टि क्यों होती इत्यादि वर्षा सम्बन्धी अनेक विषय 


प्रत्येक मनुष्य को विज्ञातव्य हैं । 


ज्योतिषामयन, गवामयन, शआ्आध्रिरसनामयन अश्वमेश्र 

इत्यादि महान्‌ यज्ञ इसलिए किये जाते दे कि सोरवर्ष ओर 
चन्द्र वर्ष में क्योंकर सेद हो जाता है पुनः दोनों की एक रूप 
में व्यवस्था केसे हा सकती है। ऋतु परिवतन केसे होता 
ओर ऋतु का विभाग किस पिथि से आरमस्म होकर 
किस तिथि पर समाप्त करना चाहिये एवं सोरमास को 
गणना ओर पूति किस रीति पर होनी चाहिये। इत्यादि 
वर्ष सम्बन्धी विज्ञान के हेतु ये ज्योतिषामयन आदि तोनों 
यज्ञ किये जाते हैं ओर वर्षान्त्य दिवस उत्सव मनाया जाता है 
इसी प्रकार अग्निष्टोम आदि यज्ञों का विधान है| 


आांय्यों' के प्रात्यहिक क्रियाओं पर ध्यान देने से भी यही 
बात प्रतीत होती है। जैसे सन्ध्योपासन। यद्यपि परमात्मा 
की उपासना जब चाहे तब कर सकता है तथापि प्रात+ और 


( रेएऐे ) 


साय॑काल प्राकृत विचित्र घटनाएं होतो हें। प्रातः ओर सायं- 
काल में फितने परिचवतंन होते हैं आप लाग प्रति दिन अनु- 
मच करते ही हैं। एक तरफ समस्त नक्षत्र राशियाँ का श्रस्त 
हाना दूसरी ओर सूथ्यं का उदित होना। अ्रन्धकार का 
बिनाश और ज्योति का प्रकाश | मनुष्य जाति के लिये शयन 
का परित्याग ओर दूसरी आर जीवन का आरम्भ | प्रातः 
काल होते ही कुछ जन्तुओ को छाड सबही प्राणी जाग जात 
हैं और अपनी २ बोलियाँ स रात्रि की सब्नाहटों को तोड़ 
डालते हैं। ज्ञो समय एक प्रलय सा महा भय का कारण 
चार डाकू लम्पटों का महा सहायक बनाया वही अब सप्टि 
का, आनन्द का ओर साधुजनों का अपना'होगया । थोड़ी ही 
देर की निशीथ मे कितनी घवगाहट और कितनी निःशब्द्ता 
छागई थी। प्रभात होते ही वे सब आपत्तियां जाती रही। 
इत्यादि शतश$ परिचवतंन के साथ जो प्रात+काल होता है उस 
समय में बैदिक सन्ध्या का विधान है। इसी प्रकार साय॑- 
काल में | ये दोनों ही काल ईश्वरीय प्रबन्ध की अ्राह्मदजशनक 
लीलाएं दिखला रहे हैं। इसमे ईश्यरोपासन करने से चित्त 
अति प्रसन्न होता हे । 

अग्निहोश्नादिक कम भी ईश्वरीय विभतियाँ के प्रदर्शक 
हैं। प्रातः और सायंकाल वेदिक गण स्वाहा शब्द द्वारा 
अपने सर्वस्व का त्याग लोकोपकारार्थ करते हैं। यारों ओर 
सुगम्धिमय द्वव्ण फेल जाते हैं। लोगों का चित्त प्रसन्न हो 


(| देरे ) 


ज्ञाता है। इसके अतिरिक्त उपासक जन मानो प्रति दित 
अपने अभिमान ओर क्रोधादिक दुगुंयों कहो अ्रग्नि में भस्म 
क्रिया करते हैं इत्यादि अग्निहोत्र के लाभ पर विचार करने 
से मालूम दोगा कि ये सच कर्म ईश्वरीय विभूतिप्रदर्शक है । 
अश्वमेध | 

बहुत आदमी कहते हैं कि अश्वमेघ गोमंध और नरमेघ 
आदि याग का विधान जिसमे हा वद ईश्वरीय फेस, ओर 
उन यागों में पशु प्रश्ृतियों फा वध होता था इसमें सन्देह 
नहीं क्योंकि इस सप्तय में भी कालो दुगा के नाम पर 
सहस्तरशः पशु मारे जाते हैं। गज्ा आदि नदियाँ ओर कई 
एक धर्म स्थाना में नर बलिदान भो प्रचलित ही था जिखको 
इगलिश गवनमेंर्ट ने बलात्कार रोका है इत्यादि आशक्षेपों 
के कारण अश्वमेध यज्ञ का यहां संक्षिप्त विवरण दिखलाना 
परमावश्यक है। अश्वमेध यज्ञ का वेद्क तात्यय इस प्रकार 
है। वेदिक भाषा में अ्रश्व नाम प्राणों ओर इन्द्रियों का है । 
यथा “इन्द्रियाणि हयानाहु:।” मेघ नाम संगम का है। 
प्रत्येक जीव में प्राणों और इन्द्रियां का सड्भःमप्त-संयोग-किस 
प्रकार हुआ है और उसके संयोगसे भ्राणियों की क्रितनी दृद्धि 
हुई और मनुष्य में इन्द्रियसंख्या और प्राणसंख्या तुल्य 
रहने पर भो तथा पएक्र ही वंश में अथवा अति समोपी सम्ब- 
न्‍्ध में भी इतना भेद क्योंकर हो जाता है। एक आदमी की 
बुद्धि सदुब्यवह्दार की ओर ओर दुसरे की श्रसत्यता मे जा 


( दे४ ) 


गिरती है | कोई वीरता को,कोई विद्याव्यवसाय को और कोई 
धन संचय को पसंद करने लगता है इसका क्‍या कारण है ? 
प्‌व॑ तत्‌ तदु व्यवहार करने से मानव हृदय में तथा मुखों के 
ऊपर क्या २ परिवतन होते हैं इत्यादि विज्ञान के हेतु अश्व- 
मेघ यज्ञ किया जाता था। बेदिक क्रिया के ऊपर ध्यान देने 
से यही अर्थ विस्पष्ट होता हे । में अति संक्षेप से इसको दो 
पक बात यहाँ दिखलाता हूं । 


यज्ुर्घेंद ३० वें अध्याय के आज्ञानुसार १७२ प्रकार के 
व्यवसायी तथा चोर डाकू आदि मनुष्य इस यज्ञ म सश्चित 
किए जाते हैं इसके अतिरिक्त श्रन्‍्य प्रकार क मनुष्य हों ता 
इसमें उन्हे भी सम्मिलित कर लेना चाहिये । उनमे स कुछ 
नाम ये हैं।-- 
ब्राह्मण, राजन्य, वश्य, शद्र, तस्कर, वीरहा, क्लीच, 
अयोगू, पुश्चल, मागध, खून, शेलूप, सभाचर, भीमल, रेम, 
कारि, स्रीषश्व, कुमारी पुत्र, रथकार, तक्षा, कोलाल, कर्मार, 
मणिकार, वय इत्यादि । 
प्रिय पाठकों ! इस एक विवरण स आप समभ 
सकते हैं कि हत्या के लिये यह यज्ञ नही था | क्या ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि १७२ प्रकार के मनुष्य इस में मारे जाते थे ओर 
इससे होम किया जाता था। कदापि नहीं, यह एक प्रकार 
की प्रदर्शनी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिकों के स्वभाव से 
प्रजाओं को परिचित होनेक वास्ते यह प्रद्शनी को जाती थी । 


(. दे ) 
कया मच्छुर, मेढक, चीटो ओर ईलिंह आदि भी बलि 
के लिये ही संग्रहीत होते थे । यह वणणन भी सिद्ध कर 
रहा हे कि यह यश्ष प्रदर्शनी मात्र थी । 
इसके अतिरिक्त इसमे दस दिन लगातार सभा होतो थी 
जिसमे प्राणियों के स्वभाव, वंश कतंव्याकतंव्यों का उपदेश 
किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में इसका चिस्तार से वर्णन 
आता है। पुन:-- 
ब्रीहयश्चमे यवाश्चमे माषाश्चसे । 
तिलाश्चमे छुद्गाश्चमे खत्वाश्चमे । वियज्ञवश्चसे 
गोधूमाश्चसे । मस॒राश्चमे इत्यादि यजुः १८।१३ 
धान, जो, उदं, सू ग, चने, कोनो, चीन, कोदा इत्यादि 
श्रश्ष तथा-- 
अश्मायमे- विविध प्रकार के पत्थर, मिद्ठी लोहे 
सीसा आदि धातु इकट्ठे किये जाते थे इत्यादि वर्णन से 
विस्पष्ट हाता है कि अश्वमेध यज्ञ प्रदर्शनी थी । 
पुनः जलचर, स्थलचर, नभश्चर के पशु पक्षों जितने 
प्राप्त हो सकते हैं वे सब ही एकजञ्चित किर जाते थे। चेद में 
उनके बहुत नाम गिना दिए गए हैं। इनको जीते हुए किस 
प्रकार रखना चाहिये उसके उपाय का भी पिछले गनथ में 
लेख आया है यथा-- 
“नाडीषु प्लुषिसशकान्‌, करण डेषु सपोन, पञ्ष- 


रेषु स्गव्यापसिहान । कुम्मेषु मकरमत्स्पमणड- 


( देए ) 


कान | जालेषु पक्तिण:। कराक्तु हस्लिन:। नौषु 
घौदकानि यथार्थमितरानिति | 

नाडी-- एक प्रकार की तृणों से बनी हुई पेटियाँ में छोटी 
छोटी चींटी से लेकर मशक पय्यन्त प्राणी रखे ज्ांय। 
करण्ड- एक प्रकार की सायो के रखने के लिये पेटियां । 
उनमें सांप रकखे जांय | पाीजड़े में छग, व्याघ, सिह आदि । 
घड़ी में मकर मछली मेढक आदि। जाल में पक्षी गण । 
कराओं में हाथी । नोकार्शों में जलचर जन्‍्तु | अथोत्‌ 
जिस तरह जिसकी खुबिधा हो उस रे उपाय से उन २ 
जन्तुओं को यज्ञ में अवश्य रक्‍्ख । 

इसी प्रकार श्रन्यान्य सब मेघ आदिक यक्ष हे सम्पूण 
चेदिक क्रियाएं ईश्वरीय विभूति का दिखलाते हैं । 

अन्यान्य गन्‍्थों में मनुप्पों का ही अधिक चर्णन है। यदि 
यायबल से ईसामसीह ओर कुरान स मुहम्मद साहिब 
निकाल दिए जांय ता दोनों गन्ध बेकार होजते हैं परन्तु वेद 
में ऐसी चात नही । चायचल आदि में सब उत्सव ईसा ओर 
मुहस्मद साहिव के नाम पर मनाये जाते हैं। 

इत्यादि अनेक कारणवश वेद को ही ईश्वरीय कह सकते 
हैं या यो कहिये कि वेद ही सत्य गन्य हे । 


इति | 


अज्ञु न प्रेस, कबीरचौरा काशी में मुद्वित । 


